रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


Amma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


WEW 


MIN 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

__ प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 484 ] 
No. 484 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 26 , 2014 / फाल्गुन 7 , 1935 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 26 फरवरी, 2014 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( उच्चतर शिक्षा विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014 
का . आ . 564 ( अ). - केन्द्र सरकार , विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 3 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ग ) के साथ पठित धारा 5 की उप - धारा ( 3 ) के खण्ड 
( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतदद्वारा श्री पतंजली 
( पाटु ) जी . केसवानी , सीएमडी , लेमन ट्री होटल , नई दिल्ली एरोसिटी , 
नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 
आगामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , के लिए विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सं. 7 - 1/ 2014 - यू.1 ( ए ) ] 

आर . पी . सिसोदिया , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
(Department of Higher Education ) 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 26th February, 2014 
S .O . 564 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by clause ( c ) of sub -section ( 3) of Section 5 read with 
clause (c) of sub -section ( 1) of Section 6 of the University 
Grants Commission Act, 1956 ( 3 of 1956 ), the Central 
Government hereby appoints Mr. Patanjali ( Patu ) G . 
Keswani, CMD , Lemon Tree Hotels , New Delhi Aerocity, 
New Delhi as a Member of the University Grants 
Commission with immediate effect, for a term of three years 
or till further orders, whichever is earlier. 

[ No. 7- 1/ 2014- U.1( A)] 
R . P. SISODIA , Jt . Secy. 


का . आ . 565 ( अ). - केन्द्र सरकार , विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 3 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ग ) के साथ पठित धारा 5 की उप - धारा ( 3 ) के 
खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतदद्वारा डॉ. 
के . एन. शांति , एसोसिएट प्रोफेसर , जैव - प्रौद्योगिकी विभाग, पीईएस 
प्रौद्योगिकी संस्थान , बंगलौर को तत्काल प्रभाव से अथवा आगामी 

आदेशों तक , जो भी पहले हो , तीन वर्ष की अवधि के लिए 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करती है । 

[ सं. 7 -1/2014-यू.1 ( ए) ] 
आर. पी . सिसोदिया , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th February , 2014 


S .O . 565 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by clause (c ) of sub - section ( 3 ) of Section 5 read with 
clause (c ) of sub -section ( 1 ) of Section 6 of the University 
Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956 ), the Central 
Government hereby appoints Dr. K . N . Shanti, Associate 
Professor, Department of Biotechnology, PES Institute of 
Technology, Bangalore , as Member of the University 
Grants Commission with immediate effect , for a term of 
three years or till further orders, whichever is earlier. 

[ No. 7-1/ 2014- U. 1( A)] 
R . P. SISODIA , Jt. Secy. 


842 GI/ 2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii) ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 26 फरवरी , 2014 
का . आ . 566 ( अ). - केन्द्र सरकार , विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 3 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ग ) के साथ पठित धारा 5 की उप - धारा ( 3 ) के 
खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतदद्वारा प्रो . 
मोहम्मद मियां , कुलपति , मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय , 
गाचीबावली, हैदराबाद - 500032 को तत्काल प्रभाव से अथवा आगामी 
आदेशों के होने तक , जो भी पहले हो , तीन वर्ष की अवधि के लिए 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करती है । 

[ सं. 7 -1/2014 - यू.1( ए) ] 
आर. पी . सिसोदिया , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 26th February, 2014 
S . 0 . 566( E). - In exercise of the powers conferred 
by clause (b ) of sub - section (3 ) of Section 5 read with 
clause (c ) of sub - section (1) of Section 6 of the University 

Grants Commission Act, 1956 ( 3 of 1956) , the Central 
Government hereby appoints Prof.Mohammad Miyan , Vice 
Chancellor, Maulana Azad National Urdu University , 
Gochibowli , Hyderabad - 500032 as a Member of the 
University Grants Commission with immediate effect, 
for a term of three years or till further orders , whichever is 
earlier. 

[ No. 7 - 1 / 2014- U. 1 ( A )] 
R. P. SISODIA, Jt. Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


